सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 605 राँची, बुधवार , 


31 जुलाई, 2019 (ई ०) 


, 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 
7 मार्च, 2019 


विषयः झारखण्ड औद्योगिक निवेष एवं प्रोत्साहन नीति -2016 में विभागीय ज्ञापांक 1335 

दिनांक 16.05.2018 के द्वारा किए गए संषोधन को स्पष्ट किए जाने हेतु पुर्नसंशोधन करने के 
संबंध में । 


- 


संख्या -512-06/3० नि ० (विविधि ) औ ०नि०-03/ 2015-- झारखण्ड औद्योगिक निवेष एवं प्रोत्साहन 
नीति -2016 विभागीय पत्रांक 321, दिनांक 16.02.2016 के द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है । 
Goods and Service Tax ( GST ) लागू होने के उपरान्त उक्त प्रवृत नीति में कैज् के अनुरूप 
कतिपय संषोधन किया गया , जिसे विभागीय ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा 
अधिसूचित किया गया है । झारखण्ड औद्योगिक निवेष एवं प्रोत्साहन नीति -2016 में जी ० एस ० टी ० 
के अनुरूप किये गये संशोधन के आलोक में विषयगत नीति के कार्यान्वयन हेतु उक्त संशोधन को 
स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड औद्योगिक निवेष एवं प्रोत्साहन 
नीति-2016 में निम्नवत् पुर्नसंशोधन किया जाता है : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 31 जुलाई, 2019 
1. झारखण्ड औद्योगिक निवेष एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में कंडिका -7.5 में उपकंडिका haay 

Incentive on GST सम्मिलित किया गया है, जिसकी कंडिका- (i)(ii ) (iii ) ( iv) में “State GST Paid 
on intra State sale subject to the tax realization in the state government treasury ” HHIGT 24 

से अंकित है । उक्त पंक्ति में sale के स्थान पर supply प्रतिस्थापित किया जाता है । 
2. झारखण्ड औद्योगिक निवेष एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में कंडिका -7.5 में उपकंडिका Jaay (v ) 
निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है : 
( aa )( v ) Explanation :- Actual realization in the state treasury means the goods supplied by 
the industrial unit and finally consumed within the state and SGST paid thereof realized in 
the state treasury .If any ITC is claimed on the goods supplied by the unit or by any 
subsequent taxable person in any manner whatsoever e.g. ITC on inter- State supply, then 
SGST paid on such goods shall not be eligible for reimbursement. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


के . रवि कुमार , 


सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 605 50 


